निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


19 ज्येष्ठ 1931 ( AO ) 
पटना, मंगलवार , 9 जून 2009 


( सं० पटना 240 ) 


कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग 


अधिसूचना 

16 अप्रील 2009 
सं0 12 / प0 ( क0 ) 1014 / 08 - 3243 - का0 — बिहार प्रशासनिक सेवा के अनुमंडल पदाधिकारी / समकक्ष 
स्तर के पदाधिकारी, श्री महिपाल सिंह यादव , कोटि क्रमांक 272 / 08, गृह जिला गया का पदस्थापन विभागीय 
अधिसूचना सं0 10473, दिनांक 24 सितम्बर 2008 एवं अधिसूचना ( शुद्धि पत्र) सं0 10553, दिनांक 25 सितम्बर 2008 
द्वारा उप निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, निदेशालय , समाज कल्याण विभाग , बिहार के पद पर किया गया था । वर्तमान 
में उक्त पद के अस्तित्व में नहीं रहने के कारण उनका पदस्थापन विशेष भू - अर्जन पदाधिकारी के पद पर करने हेतु 
उनकी सेवाएँ अगले आदेश तक जल संसाधन विभाग, बिहार , पटना को सौंपी जाती है । 

2. श्री यादव के सेवा सौंपने संबंधी निर्णय पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस शर्त के साथ अनापत्ति 
संसूचित की गई है कि जल संसाधन विभाग श्री यादव को क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थापित करने से पूर्व भारत 
निर्वाचन आयोग की पूर्वानुमति प्राप्त कर लेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अतुल कुमार सिन्हा, 
सरकार के उप सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 240 - 571 + 10 -डी०टी०पी० । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


